सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 चैत्र , 1938 ( श०) 


संख्या 379 राँची, सोमवार , 


4 अप्रैल, 2 0 16 ( ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 

28 मार्च, 2016 
संख्या- 3/ पद.- 01 (क) - 01/ 2016 का .. 2619--जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, लातेहार 
के पद पर पदस्थापित श्री संजय कुमार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 835ए/ 03, गृह 
जिला. पटना) की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची से 
वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक उप नगर आयुक्त , राँची नगर निगम, राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद.. 01 ( क)- 01 / 2016 का .. 2620- जिला परिवहन पदाधिकारी , 
साहेबगंज के पद पर पदस्थापित श्री संदीप दूबे , झा0प्र0से0 (प्रथम बैच , गृह जिला . 
गोड्डा) की सेवा परिवहन विभाग से वापस लेते हुए इनकी सेवा जिला भू- अर्जन 
पदाधिकारी, लातेहार के पद पर पदस्थापन हेतु राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 4 अप्रैल, 2016 
() पूर्व में विभागीय अधिसूचना संख्या- 228 दिनांक 11 जनवरी , 2016 
द्वारा श्री दूबे की सेवा परिवहन विभाग से वापस लेते हुए समकक्ष पद पर पदस्थापन 
हेतु सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई थी । 
उक्त विभागीय अधिसूचना को विलोपित किया जाता है । 


( ) श्री दूबे वित्तीय वर्ष 2015- 16 के समाप्ति के पश्चात अधिसूचित पद हेतु 
योगदान सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 379 - 50 | 


